रजिस्ट्री सं० डी० एल०- 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/ 99 


मयमजयते 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


.. 


. 


RA 3 


| 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


असाधारण 
EXTRAORDINARY . 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) ! 
PART IK _ Section 3- --Sub- section (i) 

21 
प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
सं. 269 ] 

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 11, 2002/ ज्येष्ठ 21 , 1924 
No. 2690 

NEW DELHI, TUESDAY , JUNE 11 , 2002 /JYAISTHA 21, 1924 

पोत परिवहन मंत्रालय 

( पत्तन पक्ष) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 11 जून, 2002 
सा. का.मि . 421( अ ). - केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 3 की उपधारा ( 6 ) 
के साथ पठित उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा (i) नौसना प्रभारी 
अधिकारी, महाराष्ट्र ( ii ) श्री के के नोहरिया और श्री एस बेहुरिया को क्रमशः रक्षा मंत्रालय ( नौसेना ) और 
पोतवणिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए मुम्बई पत्तन के न्यासी बोर्ड में न्यासियों के रूप में नियुक्त करती है 

और भारत सरकार , पोत परिवहन मंत्रालय ( पत्तन पक्ष ) की दिनांक 17 मई, 2002 की अधिसूचना सा . का .नि . 
सं0 37468 ) के साथ पठित दिनांक 8 मई , 2002 की अधिसूचना सा. का .नि. सं0 345( अ) में निम्नलिखित 
संशोधन करती है । 


2. उक्त अधिसूचना में क्रम सं0 15 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्याएं और 
प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् : 


16 . 


| सीमा शुल्क आयुक्त ( आयात) , 

सीमा शुल्क विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए 
मुम्बई 
नौसेना प्रभारी अधिकारी, महाराष्ट्र, । रक्षा मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए 
सीएसओ/मुख्यालय, एफओएमए और 
एनओआईसी (महाराष्ट्र ) 
द्वारा एफएमओ, मुम्बई - 400 001 
श्री के के नोहरिया , अध्यक्ष, एसोचैम , महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 3 की | 
दि एसोसिएटिड चैम्बर्स ऑफ कामर्स एंड | उपधारा ( 1) के खंड ( ग ) के उपखंड (ii ) के 
इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, 11, कम्युनिटी अन्तर्गत एसोचैम (पोतवणिक ) का प्रतिनिधित्व करने 
सेंटर, जमरूदपुर, नई दिल्ली -110 048 के लिए 


18. 


1880 GI/ 2002 


19 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

(PART II — SBC. 3 (1)] 
Si H dEpur, Adara ( Payur ) HEMT am faf4H,1963 o ETT 3 | 
Ara taifauh An faro, HTA 497 , | 399T ( 1) FTC ( 1) 7 BYTE (ii ). 
4 और 6 करीमभाई रोड, बलार्ड इस्टेट, अन्तर्गत भारत पेट्रोलियम निगम लि0 (पोतवणिक ) 
R $-400 001 

| का प्रतिनिधित्व करने के लिए 

[ 41. . 4 .21.- 18011/6 /2001- 47. .] 

आर. के . जैन, संयुक्त सचिव 
MINISTRY OF SHIPPING 

(Ports Wing ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 11th June, 2002 
G .S.R. 421(E ). - in exercise of the powers conferred by sub -section 
( 1) read with sub -section (6 ) of Section 3 of the Major Port Trusts Act , 1963 (38 
of 1963), the Central Government hereby appoints (1) Naval Officer Incharge, 
Maharashtra, (ii) Shri K .K . Nohria ; and Shri S . Bohuria as trustees to represent 
Ministry of Defence (Navy) and Shippers respectively on the Board of trustees for 
the Port of Mumbai and makes the following amendment in the Notification of the 
Government of India in the Ministry of Shipping (Ports Wing ) G . S .R .No. 345 ( E ) 
dated 8th May, 2002 read with G . S.R . No . 374(E ), dated 17th May , 2002 . 


2 . In the said notification after S .No. 15 and the entry relating thereto, the 
following serial numbers and entries shall be inserted , namely : - 


16 . 


17 . 


Commissioner of Customs (Import), Representing the Department 
Mumbai. 

of Customs. 
Naval Officer Incharge, Maharashtra , Representing the Ministry of 
CSO /HQ FOMA & NOIC (Maharashtra ) Defence . 
C /o FMO , Mumbai - 400 001. 
Shri K . K . Nohria , President, Representing ASSOCHAM 
ASSOCHAM , The Associated ( Shippers ) under Sub - clause 
Chambers of Commerce & Industry of (ii ) of clause (c ) of section ( 1) 
India , 11, Community Centre , of section 3 of Major Port 
Zamrudpur , New Delhi-110048 . 

Trusts Act, 1963. 
Shri S . Behuria , Director (Marketing ), Representing The Bharat 
Bharat Petroleum Corporation Ltd ., Petroleum Corporation Ltd . 
Bharat Bhavan , 4 & 6 Currimbhoi Road , | (Shippers ) under the Sub 
Ballard Estate , Mumbai 400001. 

clause ( ii) of clause ( c ) of 
section ( 1 ) of section 3 of 
Major Port Trusts Act, 1963. 


19 . 


[F. No. PT - 18011/6 /2001-PT) 

R . K . JAIN , Jt. Secy . 


Printed by the Manager, Govt. of India Pres8, Ring Road , Mayapuri, Now Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


